निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


14 भाद्र 1940 ( श० ) 
( सं0 पटना 822 ) पटना , बुधवार , 5 सितम्बर 2018 


सं० 01 / सह. राज. स्था .(पदा. सृ .) - 58 / 2016 - 1239 

सहकारिता विभाग 


संकल्प 

13 अप्रील 2018 
विषय: सहकारिता विभाग द्वारा संचालित किये जा रहे विभिन्न दायित्वों के निर्वहन हेतु इसके अंतर्गत बिहार 

सहकारिता प्रशासनिक सेवा संवर्ग के मूल कोटि सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ से लेकर 
प्रोन्नति के प्रथम स्तर उप निबंधक, सहयोग समितियाँ, द्वितीय स्तर संयुक्त निबंधक, सहयोग 

समितियाँ एवं अपर निबंधक , सहयोग समितियाँ के पदों को पुर्नगठित करने के संबंध में । 
सहकारिता विभाग के कार्यभार में अत्यधिक वृद्धि हुई है । पूर्व में इस विभाग के द्वारा मुख्य रूप से बिहार 
सहकारी समिति अधिनियम एवं नियमावली के आलोक में सहकारी समितियों के विनियमन एवं न्यायिक कार्य ही 
संपादित किये जाते थे । परन्तु विगत कई वर्षों से विकासात्मक कार्यों यथा सहकारी समितियों में आधारभूत संरचना का 
निर्माण ( गोदाम / चावल मिल आदि का निर्माण कार्य) / कृषि आदानों का व्यवसाय धान / गेहूँ अधिप्राप्ति , फसल बीमा, 
आई. सी. डी. पी . एवं कृषि अर्थव्यवस्था के सुदृढ़ीकरण हेतु अनेक तरह के कार्यों की जिम्मेवारी इस विभाग को दी गई है । 
राज्य के सहकारी समितियों यथा पैक्सों एवं व्यापार मंडलों की संख्या अविभाजित बिहार में पुर्नगठन के फलस्वरूप 
क्रमशः 5936 एवं 397 से बढ़कर 8463 एवं 521 हो गई हैं । इस प्रकार सहकारिता विभाग के कार्यों में काफी वृद्धि हो 
गई है । तद्नुसार क्षेत्रीय कार्यालयों एवं मुख्यालय को पुर्नगठित करते हुए सुदृढ़ किया जाना आवश्यक है । 

___ (2) सम्प्रति बिहार सहकारिता प्रशासनिक सेवा संवर्ग के कुल 175 पद ( संवर्गीय एवं गैर - संवर्गीय) निम्नांकित 
4 कोटि के रूप में सृजित एवं चिहिन्त है : 


बिहार गजट ( असाधारण ), 5 सितम्बर 2018 


| क्र . 


कोटि / वेतनमान 


संवर्गीय पद 


गैर - संवर्गीय पद 


( क ) मूल कोटि प्रवेश (i) अंचलीय स. नि . - 

54 

महाप्रबंधक जिला केन्द्रीय 
वेतनमान PB- 2 ( अनुमंडल स्तर पर ) 

सहकारी बैंक - 22 
ग्रेड पे - 4800 | (ii) | जिला सह . पदा. 

38 
चार वर्षों की 

प्राचार्य सह. प्रशिक्षण केन्द - 01 
सेवा उपरांत 

व्याख्याता सह. प्रशिक्षण केन्द्र - 02 
PB3 ग्रेड पे | ( v) | सहा.निबंधक ( खादी, बुनकर, हस्तकरधा ) मुख्यालय 
5400 

अवकाश रक्षित - __ 10 _ 

कुल - 105 

मूल कोटि के कुल पद - 105 + 22 = 127 
( ख ) उप निबंधक (i) प्रमंडलीय उप निबंधक, पटना, तिरहुत , कोशी, | प्रबंध निदेशक , जिला 
कोटि , भागलपुर, दरभंगा 

05 

केन्द्रीय सहकारी बैंक - 22 
( प्रोन्नति के प्रथम कार्यालय निबंधक , स. स. में उप निबंधक (ईख), 
स्तर) वेतनमान न्यायिक एवं मुख्यालय ) - 03 
PB- 3 6600 | (iii ) विशेष पदा . ( उपभोक्ता ) - 01 _ 

कुल पद - 09 

कुल पद - 09 + 22 = 31 
( ग) संयुक्त निबंधक | (i) प्रमंडलीय संयुक्त निबंधक । 

(i) प्रबंध निदेशक , शीर्ष 
कोटि , | (मुंगेर को छोड़कर ) - 08 

सहकारी संस्थान - 04 
प्रोन्नति का | ( iii ) कार्यालय निबंधक, स. स में 

(ii ) राज्य अनुश्रवण 
द्वितीय स्तर संयुक्त निबंधक - 02 

पदा. 
वेनमान PB- 3 

संयुक्त निबंधक ( गव्य ) 
7600 (पशुपालन विभाग में ) - 01 

( आई. सी . डी . पी .)- 01 
कुल पद - 11 

मूल कोटि के कुल पद - 11 + 05 = 16 
| ( घ ) अपर निबंधक | (i ) कार्यालय निबंधक , स . स. में अपर निबंधक - 01 

कोटि , 
प्रोन्नति का तृतीय 
स्तर वेतनमान 

PB-4 8700 

(3) उपर्युक्त पदों की संरचना सहकारिता विभाग के वर्तमान कार्यभार के अनुरूप पर्याप्त नहीं है । इसमें पर्याप्त 
वृद्धि की आवश्यकता है । 54 अनुमंडल में ही सहायक निबंधक के पद स्वीकृत है जबकि अनुमंडलों की संख्या - 101 है । 
पाँच प्रमंडलों में ही उप निबंधक, स. स. के पद स्वीकृत है । उसी प्रकार मुंगेर प्रमंडल में संयुक्त निबंधक, स. स. के पद 
स्वीकृत नही है । जिला सहकारिता पदाधिकारी को मूल कोटि के पद के अन्तर्गत रखा गया है । जबकि जिला 
सहकारिता पदाधिकारी, सहायक निबंधक , स. स. के नियंत्री प्राधिकार है । अतएव नियंत्री प्राधिकार एवं अधीनस्थ 
पदाधिकारी के एक ही कोटि में रखना प्रशासनिक दृष्टिकोण से उचित नहीं है । अतएव यह उचित प्रतीत होता है कि 
जिला सहकारिता पदाधिकारी एवं प्राचार्य सहकारिता प्रशिक्षण केन्द्र पूसा के पद को उत्क्रमित कर प्रोन्नति के प्रथम 


स्तर उप निबंधक, स. स . ( PB- 3 ग्रेड पे - 6600 ) कोटि में रखा जाय । 

(4 ) सम्यक विचारोपरान्त राज्य सरकार द्वारा बिहार सहकारिता प्रशासनिक सेवा संवर्ग के पूर्व के स्वीकृत पदों 
( संवर्गीय एवं गैर संवर्गीय) में वृद्धि करते हुए निम्न प्रकार से पुर्नगठित करने का निर्णय लिया गया है: 


बिहार गजट ( असाधारण ), 5 सितम्बर 2018 


२ 


संवर्गीय पद 


गैर - संवर्गीय पद 


(i) महाप्रबंधक जिला केन्द्रीय 
सहकारी बैंक - 

22 
( ii) सहा. अनुश्रवण पदा. - 02 


अंचलीय सहायक निबंधक - 101 
( अनुमंडल स्तर पर) 
सहायक निबंधक , कार्यालय, जिला सहकारिता 
पदा. - 38 
| प्रशासी पदाधिकारी , कार्यालय संयुक्त निबंधक - 09 
व्याख्याता सहकारिता प्रशिक्षण केन्द्र पूसा - 02 
सहायक निबंधक, खादी, बुनकर, हस्तकरधा, अवकाश 
रक्षित पद , मुख्या. - 10 

कुल - 160 
मूल कोटि के कुल पद - 160 + 24 = 184 


कोटि / 
वेतनमान 
मूल कोटि 
प्रवेश 
वेतनमान 

| ( ii ) 
PB- 2 ग्रेड 
पे - 4800 चार 
वर्षों के | (iii ) 
पश्चात् PB 
3 ग्रेड 
पे - 5400 
( अपुनरीक्षित ) 
लेबल - 09 
( पुनरीक्षित ) 
उप निबंधक (i ) 
( प्रोन्नति का 
प्रथम स्तर) 
वेतनमान 
PB-3 ग्रेड 
पे – 6600 
( अपुनरीक्षित ) 
लेबल - 11 
( पुनरीक्षित ) 


कुल पद - 24 


2 


(i) प्रबंध निदेशक, जिला 
केन्द्रीय सह. बैंक - 22 
(ii ) उप महाप्रबंधक, बिहार 
राज्य सहकारिता बैंक - 03 

कुल पद - 25 


(vii) 


प्रमंडलीय उप निबंधक 
( सभी प्रमंडलों में ) 
| उप निबंधक, कार्यालय निबंधक , स. स .- 03 
विशेष पदाधिकारी ( उपभोक्ता), 
कार्यालय निबंधक, स०स० 
जिला सहकारिता पदाधिकारी - 
प्राचार्य सहकारिता प्रशिक्षण केन्द्र , पूसा – 01 
सचिव स्वावलंबी सहकारी अधिकरण - 01 
उप निबंधक - सह - सहायक सहकारी समिति 
परामर्शी ( योजना ) सहकारिता विभाग - 01 

कुल पद - 54 
मूल कोटि के कुल पद - 54 + 25 = 79 
प्रमंडलीय संयुक्त निबंधक 

09 
( प्रमंडलीय स्तर पर ) 
संयुक्त निबंधक , कार्यालय निबंधक, स . स . - 04 
सदस्य सहकारी अधिकरण - 

01 

कुल पद - 14 
मूल कोटि के कुल पद - 14 + 05 = 19 


04 


(i) प्रबंध निदेशक, शीर्ष सह. 
संस्थान 
(ii) राज्य अनु. पदा . - 01 
( आई. सी . डी . पी .) 

कुल पद - 05 


संयुक्त 
निबंधक, 
( प्रोन्नति का ( ii ) 
द्वितीय स्तर ) 
वेतनमान 
PB- 3 ग्रेड 
पे - 7600 
( अपुनरीक्षित ) 
लेबल - 12 
( पुनरीक्षित ) 
अपर निबंधक, 
( प्रोन्नति का 
तृतीय स्तर) 
वेतनमान 
PB- 4 ग्रेड (iv ) 
पे – 8700 
( अपुनरीक्षित ) 
लेबल - 13 
( पुनरीक्षित ) 


4 


अपर निबंधक (प्रशासनिक ) 01 
अपर निबंधक (न्यायिक ) 

01 
अपर निबंधक (क्रेडिट ) 
अपर निबंधक - सह - सहकारी समिति 
परमर्शी (योजना ) सहकारिता 
विभाग 

कुल पद - 04 


बिहार गजट ( असाधारण ), 5 सितम्बर 2018 


बिहार सहकारिता प्रशासनिक सेवा संवर्ग के पुनर्गठन के उपरान्त विभिन्न कोटि के पदों की विवरणी 
अनुसूची - " क " के रूप में इस संकल्प के साथ संलग्न है । 

( 5) मूल कोटि के पदों पर नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण रोस्टर के अनुरूप होगी तथा इनकी 
नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जायेगी । प्रोन्नत पदों पर प्रोन्नति राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में समय - समय पर 
निर्गत परिपत्रों / नियमों / अनुदेशों के आलोक में की जायेगी । 
आदेश – आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में 
सर्वसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित किया जाय । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से 

सुरेश चौधरी, 
सरकार के अपर सचिव । 


बिहार गजट ( असाधारण ), 5 सितम्बर 2018 । 


अनुसूची - " क " 
बिहार सहकारिता प्रशासनिक सेवा संवर्ग विभिन्न कोटि के पदों की विवरणी 
1. मूल कोटि - कुल 184 पद । 
संवर्गीय पद 

सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ ( अनुमण्डल स्तर) – पटना / पटना कुल 101 पद । 
सीटी / मसौढ़ी / दानापुर / बाढ़ / हिलसा / बिहारशरीफ / आरा / 
बक्सर / विक्रमगंज / भभुआ / सासाराम / औरंगाबाद / गया / 
शेरघाटी / जहानाबाद / नवादा / शेखपुरा / लखीसराय / जमुई / 
मुंगेर / भागलपुर / बांका / नवगछिया / बेगूसराय / खगड़िया / 
मधेपुरा / उदाकिशनगंज / कटिहार / पूर्णियाँ / किशनगंज / अररिया / 
वीरपुर / सुपौल / सहरसा / झंझारपुर / मधुबनी / बेनीपट्टी / 
बेनीपुर / दरभंगा / पुपरी / सीतामढ़ी / शिवहर / मुजफ्फरपुर ( प.) / 
मुजफ्फरपुर ( पू.) / हाजीपुर / सिकरहना / मोतिहारी / बेतिया / बगहा / 
गोपालगंज / सीवान / छपरा / समस्तीपुर / रोसड़ा / दलसिंहसराय / 
डुमराँव / अरवल / सोनपुर / त्रिवेणीगंज / पटोरी / 
फारबिसगंज / दाउदनगर / बखरी / बलिया / मंझौल / तेघड़ा / 
कहलगाँव / जगदीशपुर / पीरो / बिरौल / नीमचक बथानी / टेकारी / 
हथुआ / मोहनिया / बारसोई / मनिहारी / घोघड़ी / जयनगर / 
फुलपरास / हवेली खड़गपुर / तारापुर / राजगीर / रजौली / पालीगंज / 
बनमनखी / धमदाहा / वायसी / डेहरी / सिमरी बख्तियारपुर / मढौरा / 
बेलसंड / महाराजगंज / निर्मली / महनार / महुआ / नरकटियागंज / 

अरेराज / रक्सौल / पकड़ीदयाल / चकिया । 
| सहायक निबंधक , सहयोग समितियाँ, कार्यालय जिला सहकारिता | कुल 38 पद । 

पदाधिकारी - पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी / गया / पटना / मधुबनी / नालन्दा , 
बिहारशरीफ / समस्तीपुर / छपरा / रोहतास, सासाराम / सीवान / 
बेगूसराय / दरभंगा / पश्चिमी चम्पारण , बेतिया / सीतामढ़ी / भागलपुर / 
मुजफ्फरपुर / वैशाली, हाजीपुर / कटिहार / भोजपुर , आरा / नवादा / 
गोपालगंज / पूर्णियाँ / मधेपुरा / कैमूर , भभुआ / औरंगाबाद / सुपौल / 
बक्सर / बाँका / जमुई / सहरसा / मुंगेर / अररिया / खगड़िया / 
लखीसराय / जहानाबाद / किशनगंज / शेखपुरा / शिवहर / अरवल 
| प्रशासी पदाधिकारी , कार्यालय - प्रमंडलीय संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ | कुल 09 पद । 

- तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर / पटना प्रमंडल, पटना / भागलपुर प्रमंडल , 
भागलपुर / मगध प्रमंडल, गया / दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा / सारण प्रमंडल, 
छपरा / पूर्णियाँ प्रमंडल , पूर्णियाँ / कोशी प्रमंडल , सहरसा / मुंगेर प्रमंडल , 


मुंगेर । 


iv . 


| व्याख्याता, सहकारिता प्रशिक्षण केन्द्र , पूसा । 

कुल 02 पद । 
सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ ( खादी), बिहार, पटना । 

कुल 01 पद । 
vi. | सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ ( बुनकर), बिहार, पटना । 

कुल 01 पद । 
( उद्योग विभाग के अधीन ) 
vii. सहायक निबंधक , सहयोग समितियाँ ( हस्तकरघा ), बिहार, पटना । 

कुल 01 पद । 
(उद्योग विभाग के अधीन ) 
viii . कार्यालय निबंधक, सहयोग समितियाँ , बिहार, पटना में - 
सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना । 

कुल 01 पद । 
सहायक निबंधक , सहयोग समितियाँ ( अवकाश / प्रशिक्षण रक्षित), बिहार , कुल 05 पद । । 
पटना । 
जन - सम्पर्क पदाधिकारी, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना । 

कुल 01 पद । 
| गैर संवर्गीय पद 
ix . 

महाप्रबंधक, जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक लि . – पाटलिपुत्र ( पटना) / आरा / | कुल 22 पद । 
नालन्दा (बिहारशरीफ ) / सासाराम - भभुआ ( सासाराम ) / औरंगाबाद / 
मगध ( गया) / नवादा / मुंगेर - जमुई (मुंगेर) / बेगूसराय / खगड़िया / 
भागलपुर / कटिहार / पूर्णियाँ / रहिका (मधुबनी) / समस्तीपुर / 
सीतामढ़ी / मुजफ्फरपुर / वैशाली ( हाजीपुर) / मोतिहारी / नेशनल 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 5 सितम्बर 2018 


। ( बेतिया) / गोपालगंज / सीवान । 

सहायक अनुश्रवण पदाधिकारी, समेकित सहकारी विकास परियोजना, बिहार, कुल 02 पद । 
पटना । 


___ V . 


उप निबंधक , सहयोग समितियाँ तथा समकक्ष पद - कुल 79 पद 
(प्रोन्नति का प्रथम स्तर) 
संवर्गीय पद 
प्रमण्डलीय उप निबंधक , सहयोग समितियाँ , कार्यालय - संयुक्त निबंधक , 

कुल 09 पद । 
सहयोग समितियाँ – तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर / पटना प्रमंडल , पटना / 
भागलपुर प्रमंडल , भागलपुर / मगध प्रमंडल , गया / दरभंगा प्रमंडल , 
दरभंगा / सारण प्रमंडल, छपरा / पूर्णियाँ प्रमंडल , पूर्णियाँ / कोशी प्रमंडल , 
सहरसा / मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर । 
कार्यालय निबंधक , सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना में - 
उप निबंधक (मुख्यालय ), सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना । 

कुल 01 पद । 
उप निबंधक (न्यायिक), सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना । 

कुल 01 पद । 
उप निबंधक (ईख), सहयोग समितियाँ , बिहार, पटना । 

कुल 01 पद । 
विशेष पदाधिकारी ( उपभोक्ता), बिहार , पटना । 

कुल 01 पद । 
जिला सहकारिता पदाधिकारी – पूर्वी चम्पारण , मोतिहारी / गया / पटना / | कुल 38 पद । 
मधुबनी / नालन्दा, बिहारशरीफ / समस्तीपुर / छपरा / रोहतास, 
सासाराम / सीवान / बेगूसराय / दरभंगा / पश्चिमी चम्पारण , बेतिया / 
सीतामढ़ी / भागलपुर / मुजफ्फरपुर / वैशाली, हाजीपुर / कटिहार / 
भोजपुर , आरा / नवादा / गोपालगंज / पूर्णियाँ / मधेपुरा / कैमूर , 
भभुआ / औरंगाबाद / सुपौल / बक्सर / बाँका / जमुई / सहरसा / 
मुंगेर / अररिया / खगड़िया / लखीसराय / जहानाबाद / किशनगंज / 

शेखपुरा / शिवहर / अरवल । । 
iv . | प्राचार्य, सहकारिता प्रशिक्षण केन्द्र , पूसा । 

कुल 01 पद । 
सचिव, स्वावलंबी सहकारी अधिकरण , बिहार, पटना । 

कुल 01 पद । 
vi. उप निबंधक - सह - सहायक परामर्शी (योजना), सहकारिता विभाग, बिहार , कुल 01 पद । 

पटना । 
गैर संवर्गीय पद 

प्रबंध निदेशक, जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक – पाटलिपुत्र ( पटना) / आरा / | कुल 22 पद । 
नालन्दा (बिहारशरीफ ) / सासाराम – भभुआ ( सासाराम) / औरंगाबाद / 
मगध ( गया ) / नवादा / मुंगेर - जमुई (मुंगेर ) / बेगूसराय / खगड़िया / 
भागलपुर / कटिहार / पूर्णियाँ / रहिका (मधुबनी) / समस्तीपुर / 
सीतामढ़ी / मुजफ्फरपुर / वैशाली (हाजीपुर) / मोतिहारी / नेशनल 

( बेतिया ) / गोपालगंज / सीवान । 
viii . उप महाप्रबन्धक, बिहार राज्य सहकारी बैंक लि ., पटना । 

कुल 03 पद । 
3. संयुक्त निबंधक , सहयोग समितियाँ तथा समकक्ष पद - कुल 19 पद 

(प्रोन्नति का द्वितीय स्तर ) 
संवर्गीय पद 

प्रमंडलीय संयुक्त निबंधक , सहयोग समितियाँ - तिरहुत प्रमंडल, | कुल 09 पद । 
मुजफ्फरपुर / पटना प्रमंडल, पटना / भागलपुर प्रमंडल, भागलपुर / मगध 
प्रमंडल, गया / दरभंगा प्रमंडल , दरभंगा / सारण प्रमंडल, छपरा / पूर्णियाँ 
प्रमंडल, पूर्णियाँ / कोशी प्रमंडल , सहरसा / मुंगेर प्रमंडल , मुंगेर । 
| कार्यालय निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना में - 
संयुक्त निबंधक (मुख्यालय ), सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना । 

कुल 01 पद । 
संयुक्त निबंधक (पणन ), सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना । 

कुल 01 पद । 
संयुक्त निबंधक (साख), सहयोग समितियाँ , बिहार, पटना । 

कुल 01 पद । 
| संयुक्त निबंधक ( योजना), सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना । 

कुल 01 पद । 
. सदस्य, स्वावलंबी सहकारी अधिकरण , बिहार, पटना । 

कुल 01 पद । 


vii . 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 5 सितम्बर 2018 


गैर संवर्गीय पद 
iv. प्रबंध निदेशक , शीर्ष सहकारी संस्थान(प्रबंध निदेशक , बिहार स्टेट को - ऑपरेटिव कुल 04 पद । 

फेडरेशन लि ., पटना / प्रबंध निदेशक , बिहार राज्य सहकारी तम्बाकू उत्पादक संघ 
लि ., पटना / प्रबंध निदेशक , बिहार राज्य हस्तकरघा बुनकर सहकारी संघ लि ., 

पटना / प्रबंध निदेशक , बिहार राज्य सहकारी चीनी मिल फेडरेशन लि ., पटना ) 
| v . राज्य अनुश्रवण पदाधिकारी, समेकित सहकारी विकास परियोजना, बिहार, पटना । कुल 01 पद । 

4. अपर निबंधक, सहयोग समितियाँ तथा समकक्ष पद - कुल 04 पद 
( प्रोन्नति का तृतीय स्तर ) 

कार्यालय निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना में - 
अपर निबंधक , सहयोग समितियाँ ( प्रशासन ) । 

कुल 01 पद । 
अपर निबंधक , सहयोग समितियाँ (न्यायिक ) । 

कुल 01 पद । 
अपर निबंधक, सहयोग समितियाँ ( साख) । 

कुल 01 पद । 
अपर निबंधक, सहयोग समितियाँ - सह - अपर परामर्शी ( योजना), सहकारिता | कुल 01 पद । 
विभाग , बिहार, पटना । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 822-571 + 10- डी0टी0पी0 । 

Website : http :// egazette.bih.nic .in 


